निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 श्रावण 1938 ( श० ) 
( सं० पटना 621) पटना , सोमवार , 25 जुलाई 2016 


संसदीय कार्य विभाग 


अधिसूचना 

15 जून 2016 
सं0 सं0का0 - 1 / वि०प० ( सचे0सत्ता०दल0 ) - 05 - 08 / 2010 - 501 श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0 कोटि 
क्रमांक - 841 / 11 तत्कालीन आप्त सचिव, उपमुख्य सचेतक , सत्तारूढ़ दल , बिहार विधान परिषद सम्प्रति विशेष कार्य 
पदाधिकारी, संसदीय कार्य विभाग, बिहार , पटना द्वारा स्वयं की चिकित्सा हेतु दिनांक 19.11.2015 से 28 .02. 2016 
( कुल 102 दिन ) तक उपभोग की गयी छुट्टी को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित 
छुट्टी के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

आदेश से . 

बृज राज राय , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 621 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


